रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004 /97 


REGD. NO. D.L.-33004/97 


. 


. 


. 
. 
. 
. 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II Section 3- Sub - Section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%3- - 


- 


- 


- - - 


सं० 148 ] 
No. 148 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अप्रैल 9, 1997 / चैत्र 19, 1919 
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 9 , 1997/ CHAITRA 19, 1919 


... . . - 


- - - - - - 


- 


नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1997 
सा . का. नि . 203( अ ). - केन्द्रीय सरकार, बाट और मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) ( तीसरा संशोधन ) नियम, 1977 है । . 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्धे दिन की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे । 
2. बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) नियम, 1977 के नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 33 . भारत में आयातित पैकेज में रखी वस्तुओं को लागू होने वाले उपबन्ध । 
( 1 ) भारत में आयातित सभी पहले से पैक की गई वस्तुओं पर निम्नलिखित के बारे में घोषणाएं होंगी: 

( i ) आयातकर्ता का नाम और पता । 
स्पष्टीकरण : 

आयातकर्ता कोई ऐसा व्यक्ति या कंपनी या फर्म है जिसका नाम आयातकर्ता के रूप में वहन पत्र/ आयास दस्तावेजों में दिया जाता है । 
स्पष्टीकरण : ॥ 

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, आयातकर्ता का परिसर/ पते को विनिर्माताओं/पैकरों के परिसर/ पते के रूप में माना जाएगा । 
( ii ) पैक की गई वस्तु का साधारण या सामान्य नाम । 
( iii ) बाट और माप की मानक इकाई के अनुसार शुद्ध मात्रा/ यदि आयातित पैकेज की शुद्ध मात्रा किसी अन्य इकाई में दी गई है तो मानक इकाइयों 

के अनुसार उसके समतुल्य की मात्रा आयातकर्ता द्वारा घोषित की जाएगी । 

परन्तु तीसरी अनुसूची के अधीन विहित मानक आकार आयातित पैकेजों को लागू नहीं होंगे । 
( iv ) पैकेज करने का मास और वर्ष बताइये जिसमें वस्तु विनिर्मित या पैक या आयात की गई है । 
( v ) नियम 2 के खंड ( द ) के अनुसार फुटकर विक्रय कीमत । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में यथाअपेक्षित आज्ञापक घोषण करने की जिम्मेदारी आयातकर्ता की ही होगी । 
905 GI/97 . 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1) ] 


(3 ) घोषणाएं निम्नलिखित रीति में की जाएगी : 
(i ) सभी घोषणएं पैकेज के साथ सुरक्षित रूप से लगाए गए लेबल पर मुद्रित की जा सकेंगी; या 
(ii ) सभी घोषणएं किसी अतिरिक्त आवेष्टक पर की जा सकेगी और आयातित पैकेज को अतिरिक्त आपेष्टक के अन्दर रखा जा सकेगा; या 
( iii ) · सभी घोषणाएं पैकेज पर ही मुद्रित की जा सकेंगी; या 
( iv ) घोषणाएं किसी ऐसे कार्ड या टेप जो पैकेज या आधान पर मजूबती से लगाया गया हो और जिस पर अपेक्षित जानकारी लगी हो , पर की जा 

सकेंगी । 
( 4 ) अध्याय 2 के नियम 16 से 20, नियम 23. से 28 , अध्याय 3 के नियम 29, अध्याय 5 के नियम 34, अध्याय 6 के नियम 35 से 38 और 
अध्याय 7 के नियम 39 से 40 के उपबंध आयातित पैकेजों के लिए लागू होंगे । 

[ फा . सं. डब्ल्यू . एम. 10 ( 3 )/ 95 ] 

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में संख्या सा . का . नि . 622 ( अ ) तारीख 26 दिसंबर , 1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके तत्पश्चात् 

उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :--- 

सा. का. नि . 347 ( अ ) तारीख 30 -6 - 1978 
2. सा . का. नि . 59 ( अ ) तारीख 23 - 02 - 1980 
3. सा . का. नि . 30३ ( अ ) तारीख 31 - 03 - 1983 
4. सा . का. नि . 253 ( अ ) तारीख 31 - 03 - 1984 
5. सा. का. नि . 316 ( अ ) तारीख 30 - 04 - 1984 
6 . सा . का . नि . 393 ( अ ) तारीख 23 - 05 - 1984 
7. सा . का. नि . 96 ( अ ) तारीख 20 - 02 - 1985 
8. सा . का. नि . 438 ( अ ) तारीख 25 - 05 - 1985 
9. सा . का. नि . 32 ( अ ) तारीख 17 - 01 - 1986 
10. सा. का . नि . 1005 ( अ ) तारीख 08 - 08 - 1986 
11 . सा . का . नि . 730 ( अ ) तारीख 25 - 05 - 1987 
12. सा. का .नि . 19 ( अ ) तारीख 08 -01 - 1988 
13. सा . का. नि . 779 ( अ ) तारीख 11 - 07 - 1988 
14. सा . का. नि . 511 ( अ ) तारीख 25 - 05 - 1990 
15 . सा . का. नि . 601 ( अ ) तारीख 26 - 06 - 1990 
16 . सा . का. नि . 50 ( अ ) तारीख 17 - 01 - 1992 
17. सा. का .नि . 88 ( अ ) तारीख 06 - 02 - 1992 
18. सा. का. नि. 531 ( अ ) तारीख 15- 05 - 1992 
19. सा. का. नि. 252 ( अ ) तारीख 02 - 03 -1993 

सा . का . नि . 578 ( अ ) तारीख 26 - 08 - 1993 
21. सा. का . नि . 314 ( अ ) तारीख 12 - 03 - 1994 

सा. का. नि. 591 ( अ ) तारीख 20 - 07 - 1994 
23. सा. का. नि . 863 ( अ ) तारीख 14 - 12 - 1994 

मा . का . नि . 105 ( अ ) तारीख 02 - 03 - 1995 
25 . सा. का . नि . 392 ( अ ) तारीख 17 - 05 - 1995 
26. सा. का. नि . 521 ( अ ) तारीख 27 - 06 - 1995 
27. सा. का. नि . 547 ( अ ) तारीख 13 - 07 - 1995 
28. सा . का. नि . 6१३ ( अ ) तारीख 31 - 10 - 1995 
29. सा . का. नि . 784 ( अ ) तारीख 07 - 12 - 1995 
30. सा . का. नि . 788 ( अ ) तारीख 08 - 12 - 1995 , 
31. सा . का . नि . 139 ( अ ) तारीख 06 - 03 - 1997 
32:: सा . का. नि . 140 ( अ ) तारीख 07 - 01 - 1997 , 


( 1 I 


3 ( i ) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS 

AND PUBLIC DISTRIBUTION 
(Department of Civil Supplies ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th April, 1997 
G . S.R . 203 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 
1976 (60 of 1976 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Standards of Weights and 
Measures (Packaged Commodities ) Rules, 1977, namely : 
1 . ( 1 ) . These rules may be called the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) ( Third Amondmont ) 
Rules, 1997 . 

(2) They shall come into force on the expiry of ninety days from the date of their publication in the Official Gazette 
2 . In the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules. 1977 for rule 33 , the following rule shall be 
substituted , namely : 
" 33. Provisions applicable to packaged commodities imported into India. 

(1) All pre-packaged commodities imported into India shall carry the following declarations : : 

(1) Name and address of the importer, 
Explanation I 

An importer is an individual, company or firm whose name figures in the bill of lading/import documents as the 
importer. 
Explanation II 

For the purpose of these rules, the Importer s premises/address shall be taken as the manufacturer s/ packers pro 
mises /address. 

(ü ) Generic or common name of the commodity packed ; 
(ii ) Net quantity in terms of standard unit ofweight and measures. If the net quantity in the imported package is 

given in any other unit, its equivalent in terms of standard units shall be declared by the importer : 

Provided that the standard sizes prescribed under Third Schedule shall not apply to importod packages; 
(iv ) Month and year of packing in which the commodity is manufactured or packed or imported ; 

(v ) Retail sale price as per clause (r) of rule 2 . 
( 2 ) Responsibility for making mandatory declarations as required in sub -rule ( 1) shall rest with the importer. 
(3 ) The declarations shall be made in the following manner: 

(i) All the declarations may be printed on a label securely affixed to the package; or 
(ii) All the declarations may be made on an additional wrapper and imported package may be kept inside the ad 

ditional wrapper; or 
(iii) All declarations may be printed on the package itself, or 
(iv) Declarations may be made on a card or tape affixed firmly to the package or container and bearing the re 

quired information . 
(4 ) The provision of rules 16 10 20 , rules 23 to 28 of Chapter L , rule 29 of chapter III, rule 34 of Chapter V, rules 35 to 

• 38 of Chapter VI and rules 39 to 40 of Chapter VI shall be applicable for the imported packages." 


[F . NO . WM - 10 (3 )/95) 

RAJIV SRIVASTAVA , Jt. Socy . 
Note : The principal rules were published vide GSR 622 (E ) dated 26th September , 1977 and subsequently amended vide : 

1 . GSR 347(E ) dated 3-6 - 1978 
2 . GSR 59 (E ) dated 23-3 - 1980 
3. GSR 303 (E ) dated 31 -3 - 1983 
4 . GSR 253 (E ) dated 31- 3 -1984 
5 . GSR 316 (E ) dated 30 -4 - 1984 

GSR 393 (E ) dated 23 -5 - 1984 
7 . GSR 969 (E ) dated 20 - 2 - 1985 
8 . GSR 458 (E ) dated 25 -5 - 1985 
9 . GSR 32(E ) dated 17- 1- 1986 
10 . GSR 1005 (E ) dated 8 -6 - 1986 
11. GSR 730 (E ) dated 25- 5 -1987 
12. GSR 19 (E ) dated 8 -1 -1988 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 (1) ] 


13. GSR 779(E ) dated 11 -7 -1988 
14. GSR 511(E ) dated 25-5- 1990 
15 . GSR 601 (E ) dated 26 -6 - 1990 
- 16 . GSR 50 (E ) dated 17 -1 - 1992 
17. GSR 88 (E ) dated 6 -2- 1992 
18. GSR 531(E ) dated 15 -5 - 1992 
19 . GSR 252 (E ) dated 2 -3- 1993 
20 . GSR 578 (E ) dated 26 -8 - 1993 
21. GSR 314 (E ) dated 12- 3- 1994 
22 . GSR 591(E ) dated 20 -7- 1994 
23. GSR 863 (E ) dated 14-2- 1994 
24 , GSR 105 (E ) dated 2 - 3 - 1995 
25. GSR 392(E ) dated 17-5- 1995 
26 . GSR 521(E ) dated 27 -6 -1995 
27. GSR 547(E ) dated 13-7- 1995 
28 . GSR 693(E ) dated 31- 10 -1995 
29: GSR 784 (E ) dated 7 -12- 1995 
30 . GSR 788 (E ) dated 8 -12 - 1995 
31. GSR 139 (E ) dated 6 -3 - 1997 
32. GSR 140 (E ) dated 7 -3 - 1997 


Printed by the Manager, Govt. of India Prose, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110034 — 1997 


